निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 446 ) 


4 भाद्र 1931 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 26 अगस्त 2009 


सं0 पी0पी0एम0 - 37 / 2009 - 3732 - कृ0 

कृषि विभाग 


संकल्प 


अध्यक्ष 


सदस्य 


30 जुलाई 2009 
विश्व बैंक की तरफ से Foreign Investment Advisory Service ( FIAS ) एवं International 
Finance Corporation(IFC ) द्वारा राज्य में कृषि क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन करने के लिए अध्ययन रिपोर्ट तैयार 
किया गया है । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में Sugar and Maize Value Chain ( Maize Feed and 
Poultry ) टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया है । टास्क फोर्स का गठन निम्न प्रकार से होगा: 

1. कृषि उत्पादन आयुक्त 
2. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग 
3. प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

सदस्य 
4. प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग 
5. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि 

सदस्य 
6. निदेशक , बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण 

सदस्य 
7. बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि 
8. बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि 

सदस्य 
9. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा नामित 
तीन कुक्कुट पालक 

सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2009 


10. उद्योग विभाग द्वारा नामित निजी उद्यमी 

सदस्य 
11. कृषि निदेशक, बिहार, पटना 

सदस्य सचिव । 
टास्क फोर्स Sugar and Maize Value Chain ( Maize Feed and Poultry) अध्ययन प्रतिवेदन 
की अनुशंसाओं एवं संबंधित विषयों को लागू करेगी । 
आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु 
प्रकाशित किया जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण कुमार सिन्हा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 446 - 571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


